HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 19, 2023 (VYSK. 29, 1945 SAKA) 87 


भागना 
हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 19 मई, 2023 
संख्या लैज. 18/2023— दि हरियाणा स्कूल एज्यूकेशन (अमेन्डमेन्ट) ac, 2023, का निम्नलिखित 

हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 मई, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) 
के अधीन sat अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:- 


2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18 


हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023 
हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995, को 
आगे संशोधित करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित होः- 


1. यह अधिनियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) 1999 के हरियाणा 

की धारा 5 में-- अधिनियम 12 की 

‘ धारा 2 का 
60) खण्ड (ख) तथा (ग) का लोप कर दिया जाएगा; तथा संशोधन | 
(ii) खण्ड (घ) की मद ii) का लोप कर दिया जाएगा। 

3... मूल अधिनियम की धारा 6 का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा 
अधिनियम 12 की 
धारा 6 का लोप 

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा 
अधिनियम 12 की 
धारा 7 का 
संशोधन | 

5. मूल अधिनियम की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा 
अधिनियम 12 की 
धारा 8, 9, 10 
तथा 11 का लोप। 

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा 
अधिनियम 12 की 
धारा 16 का 
संशोधन | 

7. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :- सा के hau T 

निधियां में अधिनियम 12 4 
“17. विद्यालय की — (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय में, विद्यालय निधि के रूप धारा 47 का 
में ज्ञात एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा :- प्रतिस्थापन | 
(क) फीस ; 


(ख) कोई प्रभार तथा भुगतान, जो अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विद्यालय द्वारा 
वसूल किए जाएं; तथा 
(ग) कोई अन्य अंशदान, विन्यास, उपहार तथा सदृश। 
(2) (क) मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त की गई आय, केवल शैक्षिक 
प्रयोजनों, जो विहित किए जाएं, हेतु उपयोग की जाएगी; तथा 


88 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 19, 2023 (VYSK. 29, 1945 SAKA) 


(ख) विद्यालय द्वारा वसूले गए प्रभार तथा भुगतान तथा प्राप्त किए गए सभी अन्य 
अंशदान, विन्यास तथा उपहार, केवल विशिष्टि प्रयोजनों, जिनके लिए वे वसूले या 
प्राप्त किए गए हैं, हेतु उपयोग किए जाएंगे। अविनिर्दिष्ट उपहारों का शैक्षणिक 
प्रयोजन हेतु भी उपयोग किया जाएगा। 

3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय की प्रबन्धक समिति, प्रतिवर्ष सम्यक रूप से संपरीक्षित वित्तीय 
तथा अन्य विवरणियां, जो विहित की जाएं, निदेशक को दायर करेगी तथा प्रत्येक ऐसी विवरणी की 
संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो विहित किया ary)" | 


tate 2 8... मूल अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में, “सहायताप्राप्त” शब्द का लोप कर दिया जाएगा। 
हरियाण 
अधिनियम 12 
की धारा 18 का 
संशोधन। 
हि के 9... मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा। 
हरियाण 
अधिनियम 12 
की धारा 21 का 
संशोधन। 
a tia के 10. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) में,- 
हरियाण न्‍ लक = जाग 
अधिनियम 12 Gj) खण्ड (ट) का लोप कर दिया ; तथा 

की आरा Aa Gi) खण्ड (त) में, “किसी सहायताप्राप्त विद्यालय द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “किसी विद्यालय 
sree द्वारा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे 


बिमलेश तंवर, 
सचिव, हरियाणा सरकार, 
विधि तथा विधायी विभाग | 


10386—L.R.—H.G_P., Pkl. 


